रजिस्ट्री सं. डी. एल. -33002 / 99 


REGISTERED No. D .L... - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


profe 


- 


दिल्ली राजपत्र 


समय क्यो 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 83 ] 
No. 835 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 2 , 2015 / आषाढ़ 11 , 1937 
DELHI , THURSDAY , JULY 2, 2015/ ASHADHA 11 , 1937 


[ रा. रा. रा . क्षे.दि. सं. 56 
N . C . T. D . No. 56 


- 


- 


भाग - IV 

PART -IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विकास विभाग 
( कृषि विपणन निदेशालय ) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 2 जुलाई, 2015 
सं . फा . 8 ( 25 )/ 2013 / डीएएम/ एमआर/ 582. - जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली कृषि उपज 
विपणन (विनियमन ) अधिनियम 1998 ( 1098 का दिल्ली अधिनियम सं7) की संलग्न अनसर्च 
उपज की निम्नलिखित अतिरिक्त मदों के विपणन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में तीन विपणन समितियों अर्थात् कृषि उपज 
मंडी समिति राष्ट्रीय महत्व की मंडी आजादपुर, कृषि उपज मंडी समिति केशोपुर तथा कृषि उपज मंडी समिति शाहदरा के 
संबंधित मंडी क्षेत्रों में विनियमित करना आवश्यक समझते हैं : 


- 
- 


- 
- 
- 
- 


VII. फल 
| 1. शरदा 2. रैम्बो दान 3. डारगन 4. मैंगो स्टीम 5. रामबिरतन 6. रामफल 

XIV . सब्जियाँ 


w 


1. अवाकाडो, 2. बेबी कोर्न , 3, बनार फ्लावर, 4. बरोकली 5. कैप्सीकम (रेड & येलो ), 6. चेरी टोमाटो, 7. फेनल रूट , 8. हरीकोट 
बींस, 9. होट साग , 10. आइसबर्ग 11. करीन, 12. लीक , 13. लेमन ग्रास, 14. लेमन यूएस , 15. लेटीटयूस एंडीवेव , 16. लोटव 
रोसो, 17 . रोमेन कोज , 18. स्वीट साग, 19. टारो, 20. जूसेहीनी 


an 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपरोक्त विपणन समितियों के मंडी क्षेत्रों में उपरोक्त कृषि उपज के 
विपणन के विनियमन करने सम्बन्धी अपने इरादे की घोषणा करते हैं । 

उपराज्यपाल आगे निदेश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपरोक्त विपणन समितियों के मंडी क्षेत्रों में 
उपरोक्त कृषि उपज के विपणन के विनियमन करने के प्रस्ताव सम्बन्धी किसी आपत्ति या सुझाव को इस अधिसूचना के 
2935 DG/2015 


AMIN 


:- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार, 49 , शामनाथ मार्ग, दिल्ली -110054 को भेजी / भेजे जानी / जाने चाहिए । 

राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर, 
. वी. पी. राव, विशेष सचिव (विकास ) 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
( Directorate of Agricultural Marketing ) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 2nd July , 2015 
No . F .8 (25 )/2013/DAM /MR/582 . - Whereas the Lt. Governor of the NCT of Delhi considers it necessary that 
the marketing of the following additional items of agricultural produce pertaining to different clauses of the Schedule 
appended to the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation ) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999 ) should be 
regulated in the market areas of the three marketing committees, namely APMC MNI Azadpur, APMC Keshopur and 
APMC Shahdara in their respectivemarket areas in the National Capital Territory of Delhi: 
V!! Fruits - 

1. Sharadha , 2 . Rambo Daan , 3 . Dargon , 4 . Mango Steem , 5 . Rambirtan , 6 . Ramphal 
XIV . Vegetables - 

1. Avacado, 2. Baby Corn , 3. Bannar Flower, 4 . Brocoli, 5 . Capsicum (Red & Yellow ), 
6 . Cherry Tomato, 7. Fennel Root , 8, Haricot Beans, 9. Hot Saag, 10 . Iceberg , 11. Kareen , 
12 . Leek , 13. Lemon Grass, 14 . Lemon Us, 15. Letituce Endiveve, 16 . Lottw Rosso , 
17 . Romaine Coz , 18 . Sweet Saag , 19. Toro , 20 . Zucehinni 


- 


- 


Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub -section (1 ) of section 3 of the said Act, the Lt. Governor . . 
of the National Capital Territory of Delhi is pleased to declare his intention to regulate the marketing of aforesaid 
agricultural produce in the market areas of the aforesaid marketing committees, in their respective market areas, in the 
National Capital Territory of Delhi. 

The Lt. Governor is further pleased to direct that any objections/suggestions regarding the proposal for 
regulation of marketing of the aforesaid agricultural produce in the market areas of the aforesaid marketing committees, 
in their respective market areas National Capital Territory of Delhi, should be sent to the Director, Directorate of 
Agricultural Marketing , Government of NCT of Delhi, 49 , Shamnath Marg , Delhi- 110054 within 45 days of the 
publicaiion of this notification in the OfficialGazette . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
V . P. RAO , Spl. Secy. ( Development ) 


गृह ( पुलिस - II ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 2 जुलाई, 2015 
_ सं. फा . / 2 / 1 / 88 / गृह पुलिस - 2 / 5617 . - चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से 
संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है : 

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खण्ड ( ई ) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा ( 3) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त 
भी 19 - 07 - 15 से 18-- 10 - 15 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 2) की शक्तियों का प्रयोग 
निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
राजेन्द्र कुमार आहूजा, उप सचिव ( गृह ) 


A . 


PART IV ) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


M 


HOME (POLICE - IT) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 2nd July, 2015 
No. F. 2 /1 /88 -HP- II/ 5617 .- Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied 
that it is necessary to do so ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 3, read with clause (e ) of 
Section 2 of the National Security Act , 1980 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to 
direct that during the period 19 - 07- 2015 to 18 - 10 - 2015 , the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the 
powers of detaining authority under sub -section (2) of section 3 of the aforesaid Act . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 


National Capital Territory of Delhi, 
RAJENDER KUMAR AHUJA , Dy. Secy . (Home) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


